निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 819) पटना , वृहस्पतिवार , 16 जुलाई 2015 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

29 मई 2015 
सं० मं०म० - 01 / आर० - 28 / 2006 / 680 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड ( 3) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 ( समय - समय पर 
यथा संशोधित ) की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं : 

संशोधन 
बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित 
विभागों की सूची के क्रमांक - 02 संसदीय कार्य विभाग को आवंटित कार्यों की सूची के क्रमांक 14 के बाद 
निम्नलिखित एक नया क्रमांक - 15 जोड़ा जाएगा : 
" 15. बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद् के सभी प्रशासनिक विषय " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिशिर सिन्हा , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 819 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette .bih. nic.in 


